निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


__ 18 ज्येष्ठ 1938 ( श0 ) 
पटना , बुधवार , 8 जून 2016 


( सं0 पटना 447 ) 


सं० 5 निगो0वि0 (5) 04 / 2014 - 140 निगो0 

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


संकल्प 

7 जून 2016 
विषय: - विभागीय संकल्प 5 निगोवि0 ( 5 ) 04 / 2014 - 311 निगो0 दिनांक 24. 08 . 2015 को रद्द करते हुए 

विभागीय संकल्प 830 निगो0 दिनांक 08. 12. 2014 को बहाल करने के संबंध में । 

डा0 कौशल कुसुम, तत्कालीन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बख्तियारपुर, पटना (भ्रमणशील पशु चिकित्सा 
पदाधिकारी, घोषी, जहानाबाद ) के द्वारा अनुसूचित जाति के पासी जाति के फर्जी जाति प्रमाण - पत्र के आधार पर प्राप्त की गयी 
नियुक्ति ( सरकारी सेवा में प्राप्त की गयी नियुक्ति ) को विभागीय संकल्प 830 निगो०, दिनांक 08. 12.2014 के द्वारा रद्दकिया 
गया था । 

2. इस संबंध में डा0 कुसुम के द्वारा दायर एल0पी0ए0 संख्या 309 / 2010 मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना 
द्वारा दिनांक 17.06.2014 को अंतरिम आदेश पारित किया गया था । 

3 उक्त आदेश के अनुपालनार्थ डा0 कुसुम द्वारा अवमाननावाद संख्या 104 / 2015 दायर किया गया । 
अवमाननावाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 09.04.2015 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में विभाग द्वारा 
विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श हेतु अपेक्षा की गयी थी । तदनुसार विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त विधिक परामर्श दिनांक 22 .04. 
2015 एवं सरकारी अधिवक्ता संख्या - 1, पटना उच्च न्यायालय , पटना के फैक्स पत्रांक 12399 दिनांक 08.07. 2015 के आलोक 
में पुनः विद्वान महाधिवक्ता से विधिक परामर्श की अपेक्षा की गयी । 

4. विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त विधिक परामर्श दिनांक 10. 07.2015 के आलोक में मामले की समीक्षा सरकार स्तर 
पर की गयी एवं समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प - 311निगो० दिनांक 24.08.2015 के द्वारा विभागीय संकल्प 830 निगो०, दिनांक 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 8 जून 2016 
08. 12.2014 को इस शर्त के साथ वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया कि एल0पी0ए0 संख्या 309 / 2010 एवं एम0जे0सी0 
संख्या 104/ 2015 मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अंतिम रूप से पारित आदेश से यह संकल्प प्रभावित होगा । 

5. उक्त निर्णय एवं तदनुसार मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के आलोक में विभागीय संकल्प 311निगो० दिनांक 
24. 08. 2015 के द्वारा विभागीय संकल्प 830 निगो० दिनांक 08.12. 2014 को इस शर्त के साथ वापस लिया गया कि एल0पी0ए0 
संख्या 309 / 2010 एवं एम0जे0सी0 संख्या 104 / 2015 मामले में माननीय उच्च न्यायालय , पटना द्वारा अंतिम रूप से पारित 
न्यायादेश के फलाफल से विभागीय संकल्प 311निगोल दिनांक 24. 08. 2015 प्रभावित होगा । 

6 . Letters Patent Appeal No. 309 / 2010 in C . W .J.C . No. 12708 /2004 with Miscellaneous 
Jurisdiction Case No . 104/ 2015 in L. P. A. No . 309 / 2010 मामले में दिनांक 25. 04. 2016 को माननीय उच्च 
न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश की कंडिका - 25 में निम्नवत् अंकित है : 


" However , we would like to clarity that the academic achievements secured by the 
writ petitioner (appellant would remain intact and valid for all purposes, but for no other 
purpose, may it be for seeking privilege in job or any other privilege. The writ 
petitioner/ appellant would not be entitled to use his caste certificate , as being Scheduled 
Caste , in any other manner and no benefit would accrue to him in this regards, Any benefit 
of service or otherwise taken on the basis of the Scheduled Caste certificate would 
consequently stand withdrawn." 

7. माननीय उच्च न्यायालय , पटना द्वारा पारित उक्त न्याय निर्णय के आलोक में मामले की समीक्षा 
सरकार स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प 311निगो0, दिनांक 24.08 . 2015 को रद्द करते हुए 
विभागीय संकल्प 830 निगो0, दिनांक 08. 12 . 2014 को बहाल करने का निर्णय लिया गया है । 

8. उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प 311 निगो0 दिनांक 24.08. 2015 को रद्द करते हुए 
विभागीय संकल्प 830 निगो0, दिनांक 08. 12 . 2014 को बहाल किया जाता है । 

9. इस प्रकार विभागीय संकल्प 830 निगो० दिनांक 08.12.2014 में निहित सभी शर्ते / बातें तत्कालीन 
प्रभाव से ही प्रभावी होगी । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में 

सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय एवं इसकी सूचना संबंधित 
पदाधिकारी को दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजेश्वर पाण्डेय, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 447 -571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


